सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
26 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 147 


राँची, सोमवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
8 फरवरी , 2018 ई० । 


संख्या- 11 / स्था राज०- 34 / 2017-871 -- श्री तरूण बोदरा , प्रोबेशन पदाधिकारी- सह -बंदी कल्याण 
पदाधिकारी , कारा निरीक्षणालय ( गृह जिला-हजारीबाग) को अगले आदेश तक प्रोबेशन पदाधिकारी , 
जिला प्रोबेशन कार्यालय, गिरिडीह के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-11/ स्था राज०-34/ 2017- 872-- श्री कमलजीत सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन 
कार्यालय गिरिडीह ( गृह जिला- रामगढ़ ) को अगले आदेश तक कारा निरीक्षणालय , झारखण्ड, राची में 
बंदी कल्याण पदाधिकारी के स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 26 फरवरी , 2018 
संख्या- 11 / स्था०राज०- 34 / 2017- 873 -- श्री विकास कुमार सिंह , प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला 
प्रोबेशन कार्यालय, राँची ( गृह जिला-पटना, बिहार ) को अगले आदेश तक कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड , 
राची में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 147 -- 50 


